निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 चैत्र 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 268 ) पटना , सोमवार , 3 अप्रील 2017 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 

7 मार्च 2017 
सं0 8 / नियम संशोधन - 08 - 04 / 09 - 224(8) / रा० — बिहार साहूकार अधिनियम, 1974 (बिहार अधिनियम , 
22 ऑफ 1975) की धारा - 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार राज्य में 
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आई0 ए0 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक से रजिस्ट्रीकृत गैर बैंकिग 
वित्तीय कम्पनी (एन0 बी0 एफ0 सी0 ) को, जिसका कृत्य राज्य के कृषि संबंधी औद्योगिक एवं आर्थिक विकास हेतु साख 
एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना है, उक्त अधिनियम के सभी प्रावधानों से, इस अधिसूचना के निर्गमन की तिथि 
के प्रभाव से छूट देते हैं । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विवेक कुमार सिंह , 
प्रधान सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 अप्रील 2017 

The 7th march 2017 
No.8 /Niyam Sanshodhan - 08 -04 /09 - 224 (8 )/ R — In exercise of the powers conferred under 
section 3 of the Bihar Money Lenders Act, 1974 ( Bihar Act 22 of 1975 ) , the Governor of Bihar is 
hereby pleased to exempt the Non Banking Financial Companies (N .B .F . Cs) registered with R . B . I. 
under section 45 I A of R . B .I Act, 1934 , Whose functions are to provide credit and other facilities 
for the industrial and economic development relating to agriculture of the State , from all the 
provisions of the said Act with effect from the date of the issuance of the this Notification . 

By the order of Governor of Bihar , 
VIVEK KUMAR SINGH , 

Principal Secretary . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 268-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


